सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 ज्येष्ठ , 19 3 8 ( श० ) 


संख्या 5 17 राँची, सोमवार, 


23 मई , 20 16 ( ई० 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
12 मई, 2016 


संख्या: - 7/ प्रोन्नति- 207 / 2013 का . 3928 -- झारखंड सचिवालय सेवा के श्री राजदेव सहाय , संयुक्त 
सचिव, पदस्थापन की प्रतिक्षा में , को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, कृषि , पशुपालन एवं सहाकारिता 
विभाग , झारखंड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या:. 7/ प्रोन्नति- 207/ 2013 का . 3929 -- झारखंड सचिवालय सेवा के राम प्रसाद साय, संयुक्त 
सचिव, कृषि , पशुपालन एवं सहाकरिता विभाग, झारखंड , राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक संयुक्त सचिव , उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग , झारखंड, राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 

अजय कुमार सिंह, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 5 17 – 50 । 


